MEE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 


असाधारण अंक 


झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 303 राँची , शुक्रवार , , 


21 ज्येष्ठ , 1943 ( श ० ) 
11 जून , 2021 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
7 अप्रैल , 2021 


संख्या -03 / पद0-01 ( ग ) -01/2015 का . 2190-- श्री यतीन्द्र प्रसाद , झा ० प्र ० से ( कोटि क्रमांक 
583 / 03 , गृह जिला- प 0 चम्पारण ) , विशेष सचिव , ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने वेतनमान में प्रबंध निदेशक , झारखण्ड राज्य खाद्य 
निगम , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

( 2 ) संख्या -03 / पद0-01 ( ग ) -01/2015 का . 2191-- श्री चन्द्रशेखर प्रसाद , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि 
क्रमांक -596 / 03 , गृह जिला- गोपालगंज ) , परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास अभिकरण , 
साहेबगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास 
अभिकरण , जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


( 3 ) संख्या -03 / पद0-01 ( ग ) -01/2015 का . 2192-- श्री राम कुमार सिन्हा , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि 
क्रमांक -613 / 03 , गृह जिला- नालन्दा ) , अपर सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , झारखण्ड , राँची को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव , ग्रामीण विकास विभाग ( ग्रामीण कार्य मामले ) , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 11 जून , 2021 
( 4 ) संख्या -03 / पद0-01 ( ग ) -01/2015 का . 2193-- श्री अनिल कुमार सिंह , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि 
क्रमांक -628 / 03 , गृह जिला - सिवान ) , संयुक्त सचिव , गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड , 
राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर नगर आयुक्त , चास नगर निगम , चास 
( बोकारो ) के पद को संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है | 


( 5 ) संख्या -03 / पद0-01 ( ग ) -01/2015 का . 2194-- श्री सुनील कुमार , न0-2 , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि 
क्रमांक -728 / 03 , गृह जिला- राँची ) , परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास अभिकरण , चाईबासा 
को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी , दुमका के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है | 


( 6 ) संख्या -03 / पद0-01 ( ग ) -01/2015 का . 2195-- श्री सुनील कुमार सिंह , न0-2 , झा 0 प्र 0 से 0 
( कोटि क्रमांक -729 / 03 , गृह जिला- रोहतास ) , सचिव , जियाडा , राँची को स्थानांतरित करते हुए 

अगले 
आदेश तक परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास अभिकरण , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित 


किया जाता है | 


( 7 ) संख्या -03 / पद0-01 ( ग ) -01/2015 का . 2196-- श्री अभिषेक श्रीवास्तव , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि 
क्रमांक -757 / 03 , गृह जिला - राँची ) , संयुक्त सचिव , राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति 
विकास अभिकरण , जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


( 8 ) संख्या -03 / पद0-01 ( ग ) -01/2015 का . 2197-- श्री नागेन्द्र पासवान , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि 
क्रमांक -785 / 03 गृह जिला- हजारीबाग ) , अवर सचिव , ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव , जियाडा , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


( 9 ) संख्या -03 / पद0-01 ( ग ) -01/2015 का . 2198-- श्री परितोष कुमार ठाकुर , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि 
क्रमांक -726 / 03 , गृह जिला- गोड्डा ) , अवर सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड , राँची 
को जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , साहेबगंज के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक 
राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


( 10 ) संख्या -03 / पद0-01 ( ग ) -01/2015 का . 2199-- श्री अजय सिंह बड़ाईक , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि 
क्रमांक -52 / 20 , गृह जिला- गुमला ) , पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , सिमडेगा 
के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


( 11 ) संख्या- 03 / पद0-01 ( ग ) -01/2015 का . 2200-- श्रीमती सुमन पाठक , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि 
क्रमांक -101 / 20 , गृह जिला- पलामू ) , प्रशासी पदाधिकारी एन 0 आर 0 एच 0 एम 0 , नामकुम , राँची ( अतिरिक्त 
प्रभार उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड , राँची ) को जिला 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 11 जून , 2021 


3 


3 


भू - अर्जन पदाधिकारी , कोडरमा के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन 
एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


( 12 ) संख्या- 03 / पद0-01 ( ग ) -01/2015 का . 2201-- श्रीमती लीली एनोला लकड़ा , झा 0 प्र 0 से 0 
( कोटि क्रमांक -142 / 20 , गृह जिला- राँची ) , सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी , बंदोबस्त कार्यालय , हजारीबाग 
को जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , रामगढ़ के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक 
राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


( 13 ) संख्या -03 / पद0-01 ( ग ) -01/2015 का . 2202-- श्री अमर कुमार , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि क्रमांक 
843/03 , गृह जिला- डाल्टेनगंज ) , अवर सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग , झारखण्ड , 
राँची को जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , गढ़वा के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक 
राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


( 14 ) संख्या- 03 / पद0-01 ( ग ) -01/2015 का . 2203-- श्री जय ज्योति सामन्ता , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि 
क्रमांक -831 / 03 , गृह जिला- बोकारो ) , अवर सचिव , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड , 
राँची को जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , लातेहार के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक 
राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


( 15 ) संख्या- 03 / पद0-01 ( ग ) -01/2015 का . 2204-- श्रीमती मेनका , झा 0 प्र 0 से 0 ( कोटि क्रमांक 
816/03 , गृह जिला- पटना ) , अवर सचिव , खाद्य , सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विमाग , 
झारखण्ड , राँची को जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , पलामू के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले 
आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती 


। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 303 -- 50 


